REGD . No. D -222 


ZA 


मत्याव जयते 


The Gazette of India 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


No. 44 ] 


NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9 , 1880 ) 


Separate paglag is gven to this Part in order that it may be filled w a separate compllation 


TTTTTTTTTERIE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


NOTICE 
The undermentioned Gazettes of India Bxtraordinary were published up to the 19th Qotobor 1964 : 


Issue 


No, and Date 


Issuod by 


Subject 


Nu . 


133 


No. F . 3 (50 )-B /64, datod 9th 

1964 . 


October, Ministry of Finance 


134 


No. 3 (9) / TEX ,A /64 , datod 13th Octobor, Ministry of Commerce. 

1964 . 


135 


No. 88 -ITC (PN )/64 , dated 14th October , 
1964 . 


Annual financial statement for 1964 -65 as 

presented to the Parliament on tho 28th 

Feb . 1964 . 
Resolution rogarding statutory controls over 

the production and prices of four cate 
gories of cloth , 
Import policy for tho second half year 
October, 1964 – March , 1965 of the licons 

ing period April, 1964 — March , 1965. 
Import of Capital equipment, machine 

tools , components and spare parts 
against the Ù . K . Credit - extonsion of last 

date for submission of applications for. 
Import of Dates from Iraq by sailing vossols 

during October , 1964 - September , 1965 
poriod on annual basis . 


136 


No. 89-ITC (PN )/64, dated 16th October, 

1964 . 


137 


No. 90-ITC(PN )/64 , dated 19th October, 

1964 . 


Coples of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Fublications, Civil 
Lines, Dolhi. Indents should be submitted so as to roach the Managor within ten days of the date of isguo of these 
Gazettes, 


CONTENTS 


PAGES 


PAGES 


379 


4173 


445 


PART 1 - -SECTION 1. - Notifications relating to Non 

Statutory Rules, Regulations and Orders 
and Resolutions issued by the Ministrica 
of the Govemment of India (other 
than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court . . . . . . 
PART 1 - SECTION 2. — Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave , etc ., 
of Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of lodia 
(otber than the Ministry of Defence ) 

And by the Supreme Court . . . . 
PART 1 - SECTION 3. - Noufications relating to 

Non -Statutory Rular, Regulations , 
Order and Resolutions , losued by the 

Ministry of Defence . . . . 
PART 1 - SECTION 4 . - Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave , otc .. 
of Officers issued by the Ministry of 

Dofence . . 
PART 1 - SECTION 1.- Acta , Ordinances and 

Regulations . . 
PART 1 - SECTION 2 . - Billy and Reports of Solect 

Comolttots on Bills . . . . . 
PART II - SECTION 3. SUB- SECTION (1). - General 

Statutory Rules (lncluding orders, byo 
lawa, cto . of a goneral character) isquod by 
the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by Central Authorities (other than tho 
Administrations of Union Territories) . 


PART 11 - SECTION 3 . - SUB- SECTION ( ii ). - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and 
by Contral Authorties ( othor thap the 

Administrations of Uolon Territories ) . . 
PART II - SACTION 4 , - Statutory Rules and Orders 

notificd by the Ministry of Defence . . 
Part 111- SECTION 1. -- Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission, Railway Administration , 
High Courts and tho Attachod and Sub 
ordinate Offices of the Govtſment of 

Indla . . . . . . . . . . . . 
Part III - SECTION 2 . Notlications and Notices 

fosued by the Patent Office , Calcutta 
Part III — SECTION 3. - Notifications issued by or 

under the authority of Chlef Comornis 

sioners 
Part III - SECTION 4 .- Miscellanoous Notifications 

including Notifications, Orders, Advertiso 
ments and Notices løguod by Statutory 

Bodies 
PART IV - Advertisements and Noticou by Private 

Individuals and Private Bodies . . 
SUPPLEMENT No. 44 
Weekly Epidemiological Reports for week -ending 

241) October 1964 
Births and Deaths from Priacipal discases lo towns 

with a population of 30 ,000 and over in 
India during week -ending 3rd October 
1964 

. . . . . 


1409 


1709 


1419 


LIG301GI/64 


( 379 ) 


380 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9, 1886 ) 


[PART 1 - Sec. 1 


PART I - SECTION 1 


Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions 
issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) 

and by the Supreme Court 


PLANNING COMMISSION 
New Delhi , the October 1964 

RESOLUTION 

PANEL ON SOCIAL WELFARB 
No , PC / SW / 17 ( 14 ) /64. The Planning Commisgion here 
by constitutes a panel on Social Welfare to review the 
programmes of the Third Five Year Plan in the field of 
Social Welfare and to advise the Planning Commission on 
future programmes during the Fourth Five Year Plan , 
2 . The Constitution of the panel will be as under : 

Chairman 
1. Prof. V . K . R . V , Rao , Member, Planning Commission . 

Members 
2 . Smt. Durgabai Deshmukh , 

40 - D , Lodi Estate, 

New Delhi-3 . 
3. Smt. Achamma J. Matthai, 

Chairman , 
Central Social Welfare Board , 
Parliament Street, 

New Delhi. 
4 . Swami Ranganathananda , 

Ramakrishna Mission , 
Belur Mutt, 

Calcutta . 
5 . Dr. J. F . Bulsara , 

Park House , 
81 , Wodehouse Road , 

Bombay - 5 , 
6 . Smt. Shyama Kumari Khan , M . P ., 

4 , Westom Court, 

New Delhi. 
7 . Shri V . C . Kesbava Rao , M . P ., 

24 , North Avenue, 

New Delhi- 1 . 
8 . Shri Sugata Dasgupta , 

Director, 
Gandhian Institute of Studies, 

Rajghat, Varanasi - 1 , 
9 . Dr. V . Jagannadham , 

Prof, of Social Administration , 
Indian Institute of Public Administration , 
Indraprastha Estate , Ring Road , 

New Delhi- 1 . 
10 . Smt, Raksha Saran , 

59 , Sunder Nagar, 

New Delhi- 11 . 
11. Smt. Indirabai Joshi, 

Hony. General Secretary , 
Children s Aid Society , 
" Latifia " 
Pandita Ramabai Road , 
Chowpatty , Bombay -7 (WB ) . 
Mrs . Mary Clubwala Jadhav, 
President, 
Indian Conference of Social Work , 
Philroy , 
Nungambakkam High Road , 

Madras- 34 . 
13. Shri Paripurananand Verma, 

President, 
All India Crime Prevention Society, 
Behari Nivan , 

Kanpur ( U . P .) . 
14. Dr. M . S . Gore 

( President, Association of Schools of Social Work ) , 
Director , Tata Institute of Social Sciences, 

Chembur, Bombay- 71, 
15. Prof , Raja Ram Shastri, 

Dean , 
Institute of Social Sciences , 
Kashi Vidyapith , 
Varanasi (UP. ) . 


16 . Shri T . Ramachandra , 

General Secretary , 
Bharat Sevak Samaj, 
47 , Theatre Communication Building , 

Connaught Place, New Delhi- 1 , 
17. Shri S , H , Pathak , 

Indian Association of the Alumni of Schools of 
Social Work . 
C / o Delhi School of Social Work , 

3 , University Road, Delhi- 6 . 
18 . Shri K , L . Bardia , 

Director of Vidya Bhawan , 
Rural Institute , 

Udaipur 
19 . Smt. Rajalakshimi, 

Secretary , 
Kasturba Gandhi National Memorial Trust, 

Kasturbagram , Indore ( M . P .) . 
20 . Smt. Shakuntala Lal, 

Secretary , 
Association for Moral & Social Hygiene. 
Andhra Vanita Mandali Bhavan , 
Indraprastha Estate, 

Ring Road , New Delhi- 1. 
21. Shri M . G . Dharma Raj. 

General Secretary , 
National Young Men s Christian Association , 
5 . Russel Stroet, 

Calcutta , 
22 . Migs Ivy Khan , 

General Secretary . 
National Young Women s Christian Association , 

Parliament Street, New Delhi . 
23 . Shri Radha Raman , 

11 . Talkatora Road, 

New Delhi. 
24 . Shri Nahuria Ram , 

Deputy Educational Adviser , 
Deptt. of Social Security . 

M Block , New Delhi. 
25 . Shri M . Y . Godbole , 

Commissioner, Panchayati Raj, 
Ministry of Community Development and Coopera 
Krishi Bhavan , 

New Delhi. 
26 . Shri P . D . Kulkarni, 

Assistant Chief ( Social Welfare ) , 
Planning Commission , 

New Delhi. 
3 . The Panel may , for its studios, constituto Committoos 
and co - opt members . 

4 . The Panel as a whole, or in part, may meet as often 
at New Delhi or any other place as may be decided by the 
Chairman , 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be published in the 
Gazette of India and communicated to all concerned . 


tion , 


PANEL ON WELFARE OF BACKWARD CLASSES 
No. PC / SW / 17 ( 15 ) / 64 , - The Planning Commission here 
by constitutes a panel on Welfare of Backward Classes to 
review the programmes of the Third Flve Year Plan in the 
field of Welfare of Backward Classes and to advise the Plan 
ning Commission on future programmes during the fourth 
Flvo Year Plan , 
2 . The Constitution of the panel will be as under : 

Chairman 
1. Prof, V . K . R . V . Rao , Member, Planning Commission . 

Members 
2 . Swami Ranganathapanda , 

Ramakrishna Mision , 
Belur Mutt, 
Calcutta , 


PART T - S8C . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9 , 1886 ) 


381 


3 . Shri A , K . Chanda, 

Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes , 
4 , Sonehri Bagh Road , 

New Delhi. 
4 . Dr. B . H . Mehta , 

(Director, Gondwana Institute of Tribal Research ), 
Tata Institute of Social Sciences , 

Chembur, Bombay -71. 
5 . Shri Abdul Qadir, 

Director-General of Resettlement and Employment. 


24 , Shri S . M . Siddiah , M . P . 

Central Advisory Board for Harijan Welfare, 
46 , North Avenue, 

New Delhi. 
25 . Shri Rishang Keishing M . P ., 

Central Board for Tribal Welfare , 
31, South Avonuc, 

New Delhi. 
26 . Shri M . K . Venkatesan , 

Deputy Secretary , 
Department of Social Security, 
South Block , 

New Delhi, 
27 . Shri P . D . Kulkarni, 

Assistant Chief ( Social Welfare ) , 
Planning Commission , 


6 . Dr. D . S . Haikerwal, 

Professor of Criminology and Penology , 
Kasbi Vidyapith , 

Varanasi (UP. ) . 
7 . Shri Sivamurthi Swami, M . P ., 

7 , Turkman Road, 

New Delhi- 1. 
8 . Shri M . G . Uikey , M . P ., 

121, North Avenue, 
New Delhi- 1. 


3. The Panel may, for its studios, constituto Committees 
and co - opt members. 

4 . The panel, as a whole , or in part, may meet as often 
at New Delhi or any other place as may be decided by the 
Chairman. 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be published in the 
Gazette of India and communicated to all concerned , 

T. P . SINGH , Secy . 
Planning Commission . 


6 , Allonby Road , 

New Delhi, 
10 , Smt. Lakshmi Kanthamma, M . P ., 

82, North Avenue, 
New Delhi- 1 . 


11. Shri P . N . Rajbhoj, M . P ., 

President, 
Bharat Balit Sevak Sangh , 
207, Ghorpado Peth , 

Poona- 2 , 
12 . Prof. M . N . Srinivas , 

Head of the Department of Sociology , 
University of Delhi, 

Delhi. 
13 . Shri A . K . Karan , 

Member Secretary , 
Khadi & Village Industries Commission, 
Irla Road , Vile Parle, 

Bombay - 53 . 
14 , Shri Annasaheb Sahasrabudhe, 

Chairman , 
Rural Industries Planning Committee , 
Planning Commission , 

New Delhi. 
15 , Shri Jeevan Lal Jairamdas, 

Secretary, 
Harijan Sevak Samaj, 
Kingsway , 

New Delhi-9 . 
16 . Shri Dahyabhai Naik , 

General Secretary , 
Bharatiya Adiinjati Sevak Sangh, 
New Link Road , 

New Delhi. 
17 . Shri Dharam Vir Shastri, 

Hony. Secretary , 
Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh , 
New Link Road , 

Jhandewalan , New Delhi- 1 . 
18 . Shri Paripurnanand Verma, 

President, 
All India Crime Prevention Society , 
Behari Niwas 

Kanpur ( U . P .). 
19 . Shri L . M , Shrikant, 

General Secretary , 
Gandhi Smarak Nidhi, 
Central Officer, Rajghat, 

New Delhi- 1 . 
20 , Shri Radhakrishna , 

Gencral Secretary , 
Sarva Seva Sangh , 

Rajghat, Varanasi ( U . P . ) . 
21. Shri M , G . Raja Ram , 

Joint Secretary, 
Ministry of Education , 

New Delhi, 
22. Shri M , P , Bhargava , 

Commissioner (Cooperation ), 
Ministry of Community Development, & Cooperation , 
Krishi Bhavan , 

New Delhi, 
23 . Shri M . Y . Godbolo , 

Commissioner (Panchayati Raj) , 
Ministry of Community Developmont & Cooporation , 
Krishi Bhavan , New Delhi. 


MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT & 

COOPERATION 
(Department of Community Development) 
New Delhi, the 19th October 1964 

RESOLUTION 
No. 16 / 5 /64-PR .- -- Tho Government of India in their 
Resolution No . 16 / 5 / 64 -PR dated 22- 2-64, had set up a Com 
mittec to study the methods of elections being followed in 
the various States and other related matters, consisting of 
the following : 

Chairman 
Shri K , Santhanam . 

Members 
( 1 ) Shri P . Govinda Menon , M . P . 
(2 ) Shri T . H . Sonavano , M .P . 
( 3 ) Shri Rajeshwar Patel, M .P , 
( 4 ) Shri V . B . Raju . 
(3 ) Miss Maya Banerji, MLA , West Bengal. 

(6 ) Dr. J. N , Khosla , Director, LI.P . A . 
2 . In that Resolution, the Committee was required to 
submit its report by the 31st December, 1964 , For various 
reasons the study is not expected to be complete by that date 
and the Chairman of the Committee has requested that the 
time limit for submission of the report may be extended up to 
the 31st March 1965. 

3 . The Government of India have accordingly decided that 
the term of the Study Team be extended up to the 31st March 
1965, or the date by which they submit their report whichever 
is carlier. 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution bo communicated 
to all concerned . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

N . E . S . RAGHAVACHARI, Additional Secy . 


(Department of Co -operation ) 

B . C . SECTION 
New Delhi, the 22nd October 1964 
No. 7 -8 /62-Coord ./ BC . - Reference this Ministry s Noti 
fication No. 7- 8 / 62 - Coord , dated 14th July , 1964 . 
Io lino 3 : 

For Registrar of Cooperativo Societies. 
Read Joint Registrar of Cooperativa Societies . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Notification be communicated 
to all concorned . 

ORDERED also that tho Notification be published in the 
Gazette of India for general information . 

N . P . CHATTERJI, Jt. Secy . 


382 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9, 1886 ) 


(PART I - Sec. 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

New Delhi, the 22nd October 1964 
No. F . 8 ( 7 ) -NS / 64 .- - Shri N , M , Patnaik , Chief Secretary 
to Government of Kerala and Chairman , National Savings 
Stato Advisory Board , Kerala is appointed member of the 
Tęconstituted National Savings Central Advisory Board as 
announced in the Government of India (Ministry of Finance ) 
Resolution No. F . 8 ( 7 ) - NS /64 dated the 22nd September, 
1964 . 

A . G . KRISHNAN , Officor on Spoclal Duty . 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 19th October 1964 

RESOLUTION 
No. 3 ( 1 ) / 64 -BOT. In partial modification of the Govern 
ment of India Resolution No. 3 ( 1 ) / 64 -BOT dated the 6th 
July 1964 , ( as subscquently amended ) the Government have 
decided to increasc the number of members of the Board of 
Trade from 23 to 24 and to nominate the Deputy Governor, 
Reserve Bank of India , Bombay as a member of the said 
Board , 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman , Vice -Chairman , Members of the Board of 
Trade, the Private & Military Secretaries to the President, 
the Prime Minister s Secretariat, the Cabinet Secretariat, tho 
Planning Commission , all Ministries of the Government of 
India , 

2 . ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

S. HAMID , Jt. Sccy . 


MINISTRY OF EDUCATION 

ARCHABOLOGY 
New Delhi, the 23rd October 1964 
No . F . 11 - 3 / 64 C . 1. - In pursuanco of the Government of 
India , Ministry of Education Resolution No, F . 11- 3 / 64 , C . 1 , 
dated the 9th April 1964 and in continuation of this Ministry 
Notification No, F . 11 - 3 / 64. C . 1 , dated the 1st August 1964 , 
the following are also appointed members of the Central 
Advisory Board of Archacology with effect from 1st August 
1964, subjoct to paragraph 2 of the said Resolution - 

A representative of each State Government 
1. Shri Mohumood Ahmed , Jammu and Kashmir 
Director Libraries , 

Govermont 
Research and Musoums, 
Srinagar, 

Nominees of the Government of India 
1 . Dr. H . D . Sankalia , 

Director, Deccan College , 
Postgraduate and Rescarch Instituto , 

Poona- 6 . 
2 . Prof, S . Nurul Hasan , 

Professor and Head of the Department of History , 

Aligarh Muslim University, Aligarh . 
3 . Dr. K . A . Nilakanta Sastri. 

"Nileswar , Edward Elliot Road , 

Madras. 
4 . Dr. Nihar Ranjan Ray , 

Member , Rajya Sabha , 
New Delhi, 


$ . J. NARSIAN , Assistant Education Advisor. 


New Delhi, the 21st October 1964 
No. 319 ) - Tex ( A ) /64. - In the Government of India 
Ministry of Commerce Resolution No. 3 ( 9 ) - Tex ( A ) /64, dated 
the 13th October 1964 published in the Gazetto of India 
Extraordinary , Part I. Section 1 on the 13th October 1964 
the following amendment shall be mado : 

After entry number 17, the following entrios shall be 
inserted : 

17A . Shri A . B . Sutaria , Ahmedabad . 
17B . Shri K . Srinivasan , Coimbatore. 

T . S. KUNCHITHAPATHAM , Dy. Secy . 


MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
New Delhi, the 23rd October 1964 

RESOLUTION 


No. F , 7 / 7 /61-FBP. - The Government of India have decid 
od to abolish with ecct from the 25th August 1964, tho 
Executive Sub -Committee of the Farakka Barrage Control 
Board set up in this Ministry s Resolution No. F . 7 / 7 / 61 GB 
dated the 13th Juno 1961, as amended from timo to time. 


ORDER 
ORDERED that the above Resolution bo communicated to 
the State Governments , the Ministries of the Government of 
India, the Comptroller and Auditor General of India , the 
Prime Minister s Secretariat, the Secretary to the President 
and the Planning Commission , for information . 


MINISTRY OF HEALTH 
New Delhi, the 24th October 1964 

RESOLUTION 
No. F . 12 - 28 /63- FP . II . In partial modification of this 
Ministry s Resolutions No, F . 12- 28 /63- FP . I dated the 27th 
July 1963 and 25th March 1964 constituting the Family 
Planping Programame Evaluation and Planning Committee , the 
Government of India have decided that the Committco will 
submit their report by 31st Decembebr 1964 instead of 30th 
September 1964 . 

M . K . KUTTY , Dy. Secy. 


ORDERĘD also that the Resolution be publishod in tho 
Gazette of India and the Government of West Bengal bo 
requested to publish the same in the State Gazetto for general 
information , 


V . NANJAPPA, Socy . 


पोजना आयोग 


farmeft, T 1964 

समाज कल्याण सम्बन्धी पैनल 
To ato 3110/ 80 /17 ( 14) /64 — 7 Fiumor 
के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण 
करने और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग 
को भावी कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए, योजना आयोग 
एतद द्वारा समाज कल्याण सम्बन्धी पैनल का गठन करता है । 

2 . TE 41 Ton fachat TATT À ETT : 


सदस्य 
2. stutt gaf Tana , 

40 -41 , attaa, 

tf famoft- 3 
3. sstheft SEAT TO HOTÉ , 

अध्यक्ष , केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , 

पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -1 
4 . Fart TTTAYA , 

रामकृष्ण मिशन , 

बेलूर मठ , कलकत्ता 
5. ITO 770 770 r , 

पार्क हाउस , 

81, 476SH TO , + 1f- 5 
6. श्रीमती श्यामा कुमारी खान , संसद सदस्य , 

4, वेस्टर्न कोर्ट , नई दिल्ली 


T , 


1. sito efto to Arto affo 
सदस्य , योजना आयोग 


RT I - - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9 , 1886 ) 


383 


23. श्री राधारमण, 

11, तालकटोरा रोड , नई दिल्ली 
24. श्री नौहरिया राम , 

शिक्षा उप- सलाहकार , 
सामाजिक सुरक्षा विभाग , 

एम ब्लाक , नई दिल्ली 
25. श्री एम० बाई० गोडबोले, 

आयुक्त , पंचायती राज , 
सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय , 

कृषि भवन , नई दिल्ली 
26. श्री पी०डी० कुलकर्णी, सदस्य सचिव , 

सहायक प्रमुख, समाज कल्याण प्रभाग , 

योजना आयोग , नई दिल्ली 
3. पैनल अपने अध्ययन के लिए समितियों का गठन तथा 
सदस्यों का संयोजन कर सकता है । 

4. पैनल की पूर्ण या आंशिक बैठकें समय - समय पर अध्यक्ष के 
निर्णयानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर होंगी । 


7. श्री वी० सी० केशव राव , संसद सदस्य , 

24, नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली- 1 
8. श्री सुगत दास गुप्त , निदेशक , 
गांधी साहित्य अध्ययन संस्थान , 

राजघाट, वाराणसी- 1 
9. डा० वी० जगन्नाथम् , 

प्रो० सामाजिक प्रशासन , 
भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान , 

इन्द्रप्रस्थ स्टेट, रिंगरोष, मई दिल्ली - 1 
10. श्रीमती रक्षा सरन् 

59, सुन्दर नगर, नई दिल्ली -11 
11. श्रीमती इन्द्रावाई जोशी, 

अवै० महामंत्री , 
बाल सहायता समिति , " लतीफिया " 
पंडित रामावाई रोड, 

चौपाटी , बम्बई - 7 ( प० ब० ) 
12. श्रीमती मेरी बलबबाला जादव , 

प्रधान , सामाजिक कार्य के भारतीय सम्मेलन , 
फिलरोय 

मुनगमबकम हाई रोड, मद्रास - 34 
13. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, 

प्रधान, अखिल भारतीय अपराध निवारण संस्था , 

बिहारी निवास, कानपुर ( उ० प्र० ) 
14. डा० एम० एस० गोरे , 

( प्रधान , असोसेसन आफ स्कूल आफ सोशियल वर्क ) , 
निदेशक , समाज विकास टाटा संस्थान , चेम्बूर , 

बम्बई - 71 
15. प्रो . राजाराम शास्त्री , 

जीन , समाज विज्ञान संस्थान , 

काशी विद्यापीठ, वाराणसी ( उ० प्र० ) 
16. श्री टी . रामचन्द्र , 

महामन्त्री , भारत सेवक समाज , 
47, थेटर काम्यूनिकेशन बिल्डिंग , 

कनौट प्लेस , नई दिल्ली - 1 
17. श्री एस० एच० पाठक , 

इंडियन असोसेसन आफ दी अल्युमनि आफ स्कूलस 
आफ सोशियल वर्क , द्वारा दिल्ली स्कूल आफ 

सोशियल वर्क , 3-यूनिवर्सिटी रोड , दिल्ली - 6 
18. श्री के . एल . बदिया , 

निदेशक , विद्याभवन , 

ग्रामीण संस्थान , उदयपुर 
19. श्रीमती राजलक्ष्मी , 

मंत्री, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि , 

कस्तूरबा ग्राम , इन्दौर ( म० प्र० ) 
20. श्रीमती शकुन्तला लाल , 


प्रावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत 
सरकार के गजट में प्रकाशित की जाय तथा सब सम्बन्धित व्यक्तियों 
को सूचित कर दिया जाय । 

पिछड़े वर्ग कल्याण सम्बन्धी पमल 
सं० यो० आ०/ स० क० /17 ( 15 )/ 64 - पिछड़े वर्गों के 
कल्याण के क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का 
पर्यवेक्षण करने और चीयो पंचवर्षीय मोजना के दौरान योजना 
आयोग को भावी कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए, योजना 
प्रायोग एतद् द्वारा पिछड़े वर्ग कल्याण सम्बन्धी पैनल का गठन 
करता है । 
2 . पैनल का गठन निम्न प्रकार होगा 


प्रष्यक्ष 
1. प्रो० वी० के० आर० वी० राव 

सदस्य , योजना आयोग 


सदस्य 
2. स्वामी रंगानाथनन्द , 

राम - कृष्ण मिशन , 
बेलूर मठ, कलकत्ता 
3. श्री ए . के . चन्दा , 

आयुक्त , 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति , 

4, सुनेहरी बाग रोड , नई दिल्ली 
4. डा० बी० एच० मेहता , 
निवेशक , जनजाति अनुसंधान गोंदवाला संस्थान , 

सामाजिक विज्ञान वाला संस्थान चेम्बूर, बम्बई-71 
5. श्री अब्दुल कादिर, 

पुनर्वास और रोजगार के महानिदेशक , 
नई दिल्ली 


इन्द्रप्रस्थ स्टेट, रिंगरोड, नई दिल्ली 
21. श्री एम . जी . धर्मराज , 

महामंत्री , 
भेशनल यंगम्यनस् क्रिश्चियन एसोसेसन , 

5, सल स्ट्रीट, कलकत्ता 
22. कुमारी एवी खान , 

महामंत्री , 
मेशनल यंग म्यनस् क्रिश्चियन एसोसेसन 
5, रुसल स्ट्रीट , कलकत्ता 


6 . डा० ब० एस० हेफरवाला , 

प्रोफेसर, अपराध विज्ञान और 
कारानुशासन विज्ञान , 

काशी विद्यापीठ. वाराणसी ( उ० प्र० ) 
7. श्री शिवमूर्थि स्वामी , संसद सदस्य , 

7, तुर्कमान रोड, नई दिल्ली -1 


384 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9, 1886 ) 


[PART I - Sec. 1 


8. श्री एम० जी० यूके , संसद सदस्य , 

प्रधान , भारत दलित सेवक संघ , 

207 , घोरपडे पथ , पूना - 2 
9. श्री रामेश्य साहू, संसद सदस्य , 


207, घोरपडे पथ , पूना - 2 
10. श्रीमती लक्ष्मी कस्थमा , संसद सदस्य , 

82, नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली - 1 
11. श्री प० एन० राज भोज , संसद सदस्य , 

प्रधान , भारत दलित सेवक संघ , 

207 , घोरपडे पथ, पूना - 2 
12. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास , 

प्रमुख , समाज विज्ञान विभाग , 

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
13. श्री ए० के० करन , 

सदस्य सचिव , 
खादी और ग्राम उद्योग आयोग , 
इर्लारोड, विलेपार्ले , 

बम्बई- 53 
14. श्री अन्ना साहेब शहस्त्रबुद्धे , 

अध्यक्ष, ग्रामीण उद्योग नियोजन समिति , 

योजना आयोग , नई दिल्ली 
15. श्री जीवन लाल जयराम दास , 

सचिव , हरिजन सेवक समाज , 

किंग्सवे , नई दिल्ली - 9 
16. दयाभाई नायक , 

महामंत्री , 
भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, 

न्यू लिंक रोड , नई दिल्ली 
17. श्री धर्मवीर शास्त्री , 

अवै० सचिव , 
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ , न्यू लिंक रोड , 

झंडेवालान, नई दिल्ली 
18. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, 

प्रधान , 
अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति , 
बिहारी निवास , कानपुर ( उ० प्र० ) 


23. श्री एम . वाई . गोडबोले , 

आयुक्त ( पंचायती राज ) , 
सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय , 

कृषि भवन , नई दिल्ली 
24. श्री एस० एम० सिद्देह , संसद सदस्य , 

हरिजन कल्याण, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड , 

46, नार्थ ऐवेन्यू , नई दिल्ली 
25. श्री रिशंग कीशिंग , संसद सदस्य , 

आदिम जाति कल्याण, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड , 

51, साउथ ऐवेन्यू , नई दिल्ली 
26. श्री एम० के० बैकटेसन , 

उप -सचिव , 
सामाजिक सुरक्षा विभाग , 

साउथ ब्लाक , नई दिल्ली -11 
27. श्री पी . डी . कुलकर्णी सदस्य सचिव 

सहायक प्रमुख , 
समाज कल्याण प्रभाग , 

योजना आयोग , नई दिल्ली 
3. पैनल अपने अध्ययन के लिए समितियों का गठन तथा 
सदस्यों का संयोजन कर सकता है । 

4. पैनल की पूर्ण या आंशिक बैठकें समय - समय पर अध्यक्ष 
के निर्णयानुसार नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर होंगी । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार 
के गजट में प्रकाशित की जाए तथा सम सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित 
कर दिया जाय । 

त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सचिव 


सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अक्तूबर 1964 

संकल्प 
सं० 16/ 5/ 64 - पी०आर० – भारत सरकार ने अपने संकल्प 
संख्या 16 - 5 -64-पी० आर० तारीख 22 - 2- 1964 में विभिन्न 
राज्यों में अपनाए जा रहे चुनाव के तरीकों तथा अन्य सम्बन्धित 
मामलों का अध्ययन करने के लिए निम्न व्यक्तियों की एक समिति 
नियुक्त की थी : - - 

प्रध्यक्ष 
श्री के . संथानम । 

सदस्य 
( 1 ) श्री पी० गोविन्द मेनन , संसद सदस्य । 
( 2 ) श्री टी० एच० सोनावाने , संसद सदस्य । 
( 3 ) श्री राजेश्वर पटेल , संसद सदस्य । 
( 4 ) श्री वी० बी० राजू । । 
( 5) कुमारी माया बनर्जी, सदस्य विधान सभा , पश्चिमी 

बंगाल । 
( 6) डा० जे० एन० खोसला,निदेशक , आई० आई० पी० ए० 


19. श्री एल० एम० श्रीकान्त , 

महामंत्री , 
गांधी स्मारक निधि , 
केन्द्रीय कार्यालय , राजघाट , 

नई दिल्ली -1 
20. श्री राधाकृष्ण , 

महामंत्री, 
सर्वसेवा संघ, 

राजघाट वाराणसी ( उ० प्र० ) 
21. श्री एम० जी० राजाराम , 

संयुक्त सचिव , 

शिक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली 
22. श्री एम० पी० भार्गव , 

आयुक्त ( सहकार ), 
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय , 
कृषि भवन , नई दिल्ली 


1964 तक दे देनी थी । कई कारणों से उस तारीख तक अध्ययन के 
पूरा होने की सम्भावना नहीं है और समिति के अध्यक्ष ने निवेदन 
किया है कि रिपोर्ट पेश करने की अवधि 31 मार्च 1965 तक 
बढ़ा दी जाये । 

3. तदनुसार भारत सरकार ने निर्णय किया है कि समिति की 
अवधि 31 मार्च 1965 तक अथवा उस तारीख तक जिसको कि 
वे अपनी रिपोर्ट दें, इनमें से जो भी पहले हो , तक बढ़ा दी जाये । 


PART I - - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OFINDIA , OCTOBER 31 , 1964 ( KARTIKA 9, 1886 ) 


385 


प्रादेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार 
के राजपन में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए । 

एन० ई० एस० राघवचारी , अतिरिक्त सचिव 


मावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रतिलिपि 
बोर्ड के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों को , राष्ट्रपति के निजी 
तथा सैनिक सचिवों को , प्रधान मन्त्री के सचिवालय , मंत्रि -मंडलीय 
सचिवालय , योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों को 
भेज दी जाय । 

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी 
के लिये इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाय । 

सै० हामिद, संयुक्त सचिव 


( सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 5 अक्तूबर 1964 
सं० एफ . 13- 34/ 64- आई० ए० डी० पी०/प्लान -~- इस 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 13- 34 / 64- आई० ए० 
डी० पी० /प्लान दिनांक 22 जून 1964 में आशिक संशोधन 
करते हुए भारत सरकार ने श्री विश्वनाथ पूरी, सदस्य , राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगम तथा चेयरमैन , पंजाब राज्य सहकारी 
विपणन संघ, को सधन कृषि कार्यक्रम के जिलों की सहकारी समितियों 
के कार्यचालन की अध्ययन सम्बन्धी कार्यकारी टोली का सदस्य 
नियुक्त करने का निर्णय किया है । 

एस० चक्रवर्ती, सचिव 


साब और कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1964 

प्रस्ताव 
सं० 21- 184/ 64- एम० – भारत सरकार ने नाइट्रोजन , 
फासफोरस तथा पोटास पूरक रासायनिक उर्वरकों के वितरण 
सम्बन्धी अल्प तथा दीर्घकालीन समस्याओं पर विचार करने तथा 
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके प्रयोग में शीघ्र वृद्धि करने 
हेतु उर्वरकों के वितरण के लिए एक कारगर तरीका तलाश करने 
के वास्ते एफ समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है । यह 
समिति उर्वरकों के मल्य निश्चित करने , उनके विपणन के लिए 
सहकारी संस्थाओं के कार्य तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग तथा 
प्रचार हेतु विस्तार सेवाओं के कृत्यों पर भी विचार करेगी । 


गठन 


नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1964 
सं० 7- 8/ 62-कोई बी0 सी0-- - इस मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या 7- 8/ 62- कोर्ड , दिनांक 14 जुलाई 1964 के संदर्भ में : 
__ पंक्ति 3 में निबन्धक , सहकारी समितियो के स्थान पर 
संयुक्त निबन्धक , सहकारी समितियां पढ़िए । 

आदेश 
आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी संबंधित 
व्यक्तियों को भेजी जाय । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को भारत 
के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए । 

एन० पी० चटर्जी, संयुक्त सचिव 


वित्त मंत्रालय 


समिति का गठन निम्न प्रकार होगा : 
1. श्री बी० सिवारामन, मुख्य सचिव , उड़ीसा सरकार, अध्यक्ष 

भुवनेश्वर 
2. श्री एम० के० के० नायर, प्रबन्ध-निदेशक , फर्टिलाइ- सदस्य 

जर्स एण्ड कैमिकल्स , द्रावनकोर लिमिटेड , उद्योग 
मण्डल , पो० अलवाये 
3. श्री डी० विश्वनाथा रेड्डी , कृषि निदेशक , आन्ध्र प्रदेश , सवस्य 

हैदराबाद 
4. श्री एल० एन० बोंगीरवर, रजिस्ट्रार, सहकारी समि - सदस्य 

तियां, महाराष्ट्र, बम्बई 
5. श्री जे० पी० भट्टाधारजी, निदेशक, कार्यक्रम मूल्यांकन सदस्य 

संगठन , योजना आयोग , नई दिल्ली 
6 . प्रोफेसर भरत सी० दलाल, एम० बी० ए० ( स्टेन्फोर्ड ) सदस्य 

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, 310, कैम्प रोड , 

अहमदाबाद- 4 
7. श्री एम० सुब्रह्मण्यम, उप- सचिव , भारत सरकार , सदस्य 

खाय और कृषि मन्त्रालय , कृषि विभाग, नई दिल्ली सचिव 


___ नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1964 

सं० एफ० 8 ( 7 ) -एन० एस० / 64 - -केरल सरकार के मुख्य 
सचिष और राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड (नेशनल सेविंग्स 
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ) , केरल के अध्यक्ष श्री एन० एम० पटनायक 
को उस पुनर्गठित राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य 
नियुक्त किया गया है , जिसकी घोषणा भारत सरकार (वित्त 
मंत्रालय ) के 22 सितम्बर 1964 के संकल्प संख्या एफ० 8 ( 7 ) 
एन० एस० / 64 में की गई थी । 


ए० जी० कृष्णन् , विशेष कार्य अधिकारी 


विचारार्थ विषय 

समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे : 
1. केन्द्र तथा राज्यों में उर्वरकों के वितरण की अल्प तथा दीर्घ 


पाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1964 

संकल्प 
सं० 3 ( 1 )/ 64- बी० ओ० टी० - भारत सरकार के संकल्प 
सं० 3 ( 1 )/ 64-बी० ओ० टी० तारीख 6 जुलाई ( संशोधन 
के पश्चात ) में आंशिक सुधार करते हुए सरकार ने बोर्ड आफ देर 
के सदस्यों की संख्या 23 से बढ़ाकर 24 कर देने तथा रिजर्व बैंक 
आफ इण्डिया , बम्बई, के डिपुटी गवर्नर को उक्त बोर्ड का सदस्य 
मनोनीत करने का निश्चय किया है । 


के लिए ऐसे उपाय सुझाना जिनके फलस्वरूप उनके वितरण 

के लिए एक कारगर तरीका तलाश हो सके । 
2. विभिन्न स्तरों पर मूल्य निर्धारण नीति का अध्ययन करना 
तथा संशोधनों के विषय में ऐसे सुझाव देना जिनसे कि उर्वरकों 

की खपत में काफी बढ़ोतरी हो । 
3. राज्य में विभागीय , सहकारी तथा निजी व्यापार आदि वितरण 

निकायों के कृत्यों का अध्ययन करना और उनकी वितरण 
सम्बन्धी सीमा के बारे में सुझाव देना । 


386 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 31, 1964 (KARTIKA 9 , 1886 ) 


(PART I- - SÆc . 1 


4. उर्वरकों के प्रचार तथा उनके प्रयोग को बढ़ाने के लिए विस्तार 

सेवाओं का अध्ययन करना और उनकी बिक्री को प्रोत्साहन 

वेने के लिए सुझाव देना । 
5. उत्पादन -एककों के सरफारी तथा गैर- सरकारी विपणन और 

प्रोत्साहन सम्बन्धी कृत्यों का अध्ययन करना । 

समिति अपना कार्य पूरा करके 4 मास की अवधि में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

मावेश 
आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार 
के समस्त मन्त्रालयों तथा विभागों , समस्त राज्य सरकारों तथा 
संघ क्षेत्रों ( कृषि तथा सहकार विभाग ), योजना आयोग , मन्त्रि 
मण्डल सचिवालय , प्रधानमन्त्री -सचिवालय , राष्ट्रपति सचिवालय , 
लोकसभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , भारत के नियन्त्रक 
तथा महालेखा परीक्षक , समिति के समस्त सदस्यों, राज्यों तथा 
संघ क्षेत्रों के समस्त कृषि निवेशक , खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय 


भारत सरकार द्वारा मनोनीत 
1 . डा० एच०डी० संकालिया , 

निदेशक , दकन कालेज , 
पोस्ट ग्रेजुएट व रिसर्च इंस्टीट्यूट , 

पूना - 6 
2. प्रो० एस० नूरुल हसन , 
प्रोफेसर व इतिहास विभागाध्यक्ष , 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय , 

अलीगढ़ 
3. डा० के० ए० मीलकंठ शास्त्री , 
नीलेश्वर, एश्व इलियट रोड , 
मद्रास 
डा० नीहार रंजन रे , 
सदस्य राज्य सभा , 
नई दिल्ली । 

एस० जे० नरसियाँ , सहायक शिक्षा सलाहकार 


सिचाई व बिजली मंगामष 


कार्यालयों को भेजी जाए । 

आदेश दिया जाता है कि सर्व -साधारण की सूचना के लिए 
प्रस्ताम को भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाए । 

जी० आर० कामत , सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 23 अगसूबर 1964 


सं० एफ . 7/ 7/ 61-एफ० बी० पी० - - भारत सरकार ने 25 
अगस्त 1964 से फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी उप 
समिति को , जिसे इस मंत्रालय के समय- समय पर संशोधित , संस्ताव 
संख्या 7/ 7/ 81-जी० बी०, दिनांक 13 जून 1961 द्वारा स्थापित 
किया गया था , खत्म करने का निश्चय कर लिया है । 


शिक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 23 अक्तूबर 1964 
सं० एफ . 11- 3/ 64-सी० 1 -- भारत सरकार, शिक्षा 
मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 11- 3/ 64-सी01 , दिनांक 9 अप्रैल 
1964 के अनुसरण में तथा इसी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
एफ . 11- 3/64- सी० 1, दिनांक 1 अगस्त 1964 के सिलसिले 
में नीचे लिखे व्यक्तियों को भी उपर्युक्त संकल्प के पैराग्राफ 2 की 
शर्तों के अनुसार 1 अगस्त 1964 के पुरातत्व के केन्द्रीय सलाहकार 
मोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है । 

प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिषि 
1. श्री महमूद अहमद , 

जम्मू व काश्मीर सरकार 
निदेशक , पुस्तकालय , 
अनुसंधान तथा संग्रहालय , श्रीनगर 


आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संस्ताब सभी राज्य सरकारों , 
भारत सरकार के मंत्रालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , 
प्रधानमन्त्री के सचिवालय , राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग 
को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव को भारत के 
गजट में प्रकाशित कर दिया जाए और कि पश्चिमी बंगाल की 
सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे भी साधारण सूचनार्थ इस संस्ताव 
को गजट में प्रकाशित करे । 

वि० मंजप्पा, सचिव 


PRINTED IN INDLA ÞY THE MANAGER , GOVERNMENT OP INDIA PRESS, 
PALDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELET , 1964 


